शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 30 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 26 जुलाई 2019- श्रावण 4, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती मुस्कान नत्थानी, ध. प. स्व . अमर लाल नत्थानी, उम्र 31 वर्ष, निवासी-10/3, 
उत्तर वसुंधरा नगर, भिलाई -3 , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) पिन 490021 की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम रोमा था . मेरा विवाह दिनांक 
5-3-2011 को श्री हरीश गरगानी के साथ संपन्न हुआ था . विवाह पश्चात् मेरा नाम रोमा हरीश गरगानी हो गया. दिनांक 8-9-2014 को हमारा 
विवाह विच्छेद हो गया. मेरा पुनर्विवाह दिनांक 19-7-2015 को श्री अमर लाल नत्थानी के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैंने अपना पूर्व नाम 
परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम श्रीमती मुस्कान नत्थानी रख ली हूँ. मैं अपने नये नाम को मेरे व मेरे पति के समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती मुस्कान नत्थानी ध. प. स्व . अमर लाल नत्थानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रोमा ( Roma ) 


श्रीमती रोमा हरीश गरगानी 
(Smt. Roma Harish Gargani) 

पति - श्री हरीश गरगानी 
( W / o- Shri Harish Gargani ) 
निवासी - विश्वास नगर , 

नागपुर ( महाराष्ट्र ) 


श्रीमती मुस्कान 

नत्थानी 
(Smt.Muskan Natthani) 

पति - स्व . अमर लाल नत्थानी 
( W / o - Late Amar LalNatthani) 
निवासी -10/3, उत्तर वसुंधरा नगर , 


भिलाई -3 , 


तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 

पिन 490021 


191 


192 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इज़ा नेलसन पॉल ध. प. श्री अमन पॉल, उम्र 26 वर्ष, निवासी - क्वा. नं .-5 ए., सड़क 
3, हास्पिटल सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम इज़ा मारिया नेलसन था , जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री अमन पॉल के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर 
नया नाम इज़ा नेलसन पॉल रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


अतः अब मुझे इज़ा नेलसन पॉल ( Eiza Nelson Paul) ध. प. श्री अमन पॉल ( ShriAman Paul ) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


इज़ा मारिया नेलसन 
( Eiza MariaNelson) 
पिता - श्री जॉन मार्टिन नेलसन 
( D / o- Shri John Martin Nelson ) 

निवासी - फ्लैट नं. - 3, ब्लॉक -1, 
दलिप परिसर, कैलाश नगर , भिलाई , 

तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


इजा नेलसन पॉल 
( Eiza Nelson Paul) 

पति - श्री अमन पॉल 
( W / o - ShriAman Paul) 
निवासी - क्वा . नं . - 5 ए ., सड़क -3 , 

हास्पिटल सेक्टर , भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रूखमणी साहू ध. प. श्री सुखी राम साहू, निवासी - मकान नं. -319, ग्राम - पतोरा 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम रूखमणी बाई था जो कि मेरा घरेलू नाम है और वह मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों में दर्ज है . मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में भी मेरा घरेलू पूर्व नाम ही दर्ज है. मैं अपने नाम को 
परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रूखमणी साहू रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य सभी शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती रूखमणी साहू ध. प. श्री सुखी राम साहू के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रूखमणी बाई 
( Rukhmani Bai) 

पति - श्री सुखी राम साहू 
निवासी - म. नं . - 319, ग्राम - पतोरा , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती रूखमणी साहू 
( Smt. Rukhmani Sahu ) 

पति - श्री सुखी राम साहू 
निवासी - म. नं .- 319, ग्राम - पतोरा , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ . ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


193 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती चमेली तिवारी ध. प. श्री रमाकांत तिवारी, उम्र 52 वर्ष निवासी - क्वा. नं . 1/ बी ., 
सड़क नं .- 33 , वार्ड नं .-10, नंदिनी नगर , अहिवारा, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में 
कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम चमेली बाई दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम श्रीमती चमेली तिवारी 
रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती चमेली तिवारी ध. प. श्री रमाकांत तिवारी के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चमेली बाई 
पति - श्री रमाकांत तिवारी 
निवासी - क्वा . नं . - 1/ बी ., सड़क नं .- 33 , 
वार्ड नं. - 10, नंदिनी नगर, अहिवारा , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ . ग. ) 


श्रीमती चमेली तिवारी 

पति - श्री रमाकांत तिवारी 
निवासी - क्वा . नं.- 1/ बी ., सड़क नं . - 33 , 
वार्ड नं. - 10, नंदिनी नगर , अहिवारा , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संतोष कुमार जांगड़े आत्मज श्री पुनीराम, जाति सतनामी उम्र 34 वर्ष, वर्तमान निवासी 
फ्लैट नं.- जी .- 09 , पी. डब्ल्यू. डी . कालोनी, सिविल लाईन, रायपुर ( छ. ग.) स्थाई निवासी- नकटीडीह , तहसील चांपा, जिला जांजगीर - चांपा 
( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम संतोष कुमार सतनामी ( Santosh Kumar Satnami ) आ . श्री पुनीराम था तथा मैं इसी नाम से जाना 
जाता था . मैं अपने उपनाम सतनामी को परिवर्तित कर “ जांगड़े " उपनाम जोड़कर मेरे पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम संतोष कुमार जांगड़े 
आ . श्री पुनीराम रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे संतोष कुमार जांगड़े ( Santosh Kumar Jangde ) आ . श्री पुनीराम (Shri Puniram) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


संतोष कुमार सतनामी 
( Santosh Kumar Satnami) 

पिता - श्री पुनीराम 

( S/ o -Shri Puniram) 
निवासी - फ्लैट नं.- जी. - 09 , पी . डब्ल्यू. 
डी . कालोनी, सिविल लाईन, रायपुर, 
तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 
स्थाई निवासी - नकटीडीह , 

तहसील - चांपा, 
जिला- जांजगीर चांपा ( छ. ग. ) 


संतोष कुमार जांगड़े 
(Santosh Kumar Jangde ) 

पिता - श्री पुनीराम 

( S / o -Shri Puniram) 
निवासी - फ्लैट नं.- जी .- 09 , पी . डब्ल्यू . 
डी . कालोनी, सिविल लाईन, रायपुर, 
तह . व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 
स्थाई निवासी- नकटीडीह, 

तहसील - चांपा, 
जिला- जांजगीर चांपा ( छ . ग. ) 


194 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , राजेश कुमार दुबे आत्मज स्व . मुकुंद लाल दुबे, उम्र 51 वर्ष, निवासी - वार्ड नं. -52 , जोन 
2, सड़क नं .- 06 , न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजेश कुमार दर्ज है, जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ “ दुबे ” उपनाम जोड़कर 
पूर्ण नाम राजेश कुमार दुबे रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों व सर्विस रिकार्ड में 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे राजेश कुमार दुबे आ . स्व . मुकुंद लाल दुबे के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


राजेश कुमार 


(Rajesh Kumar ) 
पिता - स्व . मुकुंद लाल दुबे 
निवासी - वार्ड नं. - 52 , जोन -2 

-2, 
सड़क नं . - 06, 
न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


राजेश कुमार दुबे 
(Rajesh Kumar Dubey ) 

पिता - स्व . मुकुंद लाल दुबे 
निवासी - वार्ड नं .- 52 , जोन -2, 

सड़क नं. - 06 , 
न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , केदारनाथ गंधर्व आत्मज स्व . छत्रधारी पाण्डे, उम्र 46 वर्ष, निवासी- दीनदयाल नगर वार्ड 
नं .- 6 थाना-चिखली, तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम केदारनाथ पाण्डे था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों तथा सभी दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने उपनाम पाण्डे को परिवर्तित कर नया उपनाम “ गंधर्व को जोड़कर नया नाम/ उपनाम केदारनाथ 
गंधर्व रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 


अतः अब मुझे केदारनाथ गंधर्व आ . स्व . छत्रधारी पाण्डे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


केदारनाथ पाण्डे 
( Kedarnath Pandey ) 
पिता - स्व . छत्रधारी पाण्डे 
निवासी - दीनदयाल नगर, 

वार्ड नं . - 6, थाना-चिखली, 
तह . व जिला - राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


केदारनाथ गंधर्व 
( Kedarnath Gandharva ) 
पिता - स्व . छत्रधारी पाण्डे 
निवासी - दीनदयाल नगर , 

वार्ड नं .- 6 , थाना-चिखली, 
तह. व जिला - राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


195 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजकिशोर साहू , आ. श्री बी. आर . साहू, उम्र 55 वर्ष, स्थाई निवासी- प्लाट नं.- 23/6, 
क्रास सड़क नं .- 5, गांधीनगर , मैत्रीकुंज, रिसाली भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) वर्तमान निवासी - क्चा . नं. - 13 / बी. सड़क -31 , सेक्टर 
10, भिलाई, तहसील जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ . यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व मेरे सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम राजकिशोर दर्ज है, जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ “ साहू ” उपनाम जोड़कर नया व पूर्ण नाम राजकिशोर साहूरख लिया 
हूँ.मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे राजकिशोर साहू आ. श्री बी. आर. साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


नं . - 5 , 


राजकिशोर 

(Rajkishor ) 
पिता - श्री बी . आर . साहू 
निवासी - प्लाट नं . - 23 / 6, 

क्रास सड़क नं . - 5 , 
गांधीनगर, मैत्रीकुंज, 

रिसाली भिलाई , 

तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 
वर्तमान निवासी - क्चा . नं . - 13/ बी . सड़क -31 , 

सेक्टर -10, भिलाई, 
तह. जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


राजकिशोर साहू 
( Rajkishor Sahu ) 
पिता - श्री बी . आर. साहू 
निवासी - प्लाट नं. - 23/ 6 , 

क्रास सड़क 
गांधीनगर, मैत्रीकुंज, 

रिसाली भिलाई , 

तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 
वर्तमान निवासी - क्चा . नं. - 13/ बी . सड़क -31 , 

सेक्टर -10, भिलाई , 
तह. जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुकेश कुमार वर्मा आत्मज स्व . छबिराम, उम्र 46 वर्ष जाति कुर्मी, निवासी - सड़क -10 , 
आशीषनगर पूर्व, रिसाली, भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत मेरे 

कुछ 

शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम मुकेश कुमार वर्मा दर्ज है, किंतु मेरे कक्षा दसवी की अंकसूची में व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा अपूर्ण 
नाम मुकेश कुमार दर्ज है, मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व कक्षा दसवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र व समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे मुकेश कुमार वर्मा आ . स्व . छबिराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


मुकेश कुमार 
पिता - स्व . 

छबीराम 
निवासी - सड़क -10, 

आशीषनगर पूर्व, 

रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


मुकेश कुमार वर्मा 
पिता - स्व . छबीराम 
निवासी - सड़क -10 , 

आशीषनगर पूर्व, 

रिसाली, भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


196 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


कार्यालय पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर , सरगुजा ( छ. ग.) 


रायपुर , दिनांक 11 जून 2019 


प्ररूप - चार 
[ नियम 5 ( 1 ) देखिए ] 


[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 

का उप नियम ( 1 ) देखिए ] 


क्रमांक/ 2690/ वाचक -1/ 2019.- यह की श्री सुरेश मलिक , श्री अर्जुन साहू, श्री विजय अग्रवाल, श्री विरेन्द्र साहू , श्रीमती शीला 
श्रीवास्तव एवं सम्पूर्णक गुप्ता सभी निवासी मणीपुर अंबिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा ( छ. ग. ) ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 
1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. 
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12-07-2019 को विचार के लिए लिया जाएगा. 


अतः मैं अजय त्रिपाठी, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 12-07-2019 को उक्त 
अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. 


अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और 
किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित 
कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. 
उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम व पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


लोक न्यास का नाम व पता : 


श्री संकट मोचन मंदिर सेवा समिति , 
मोहल्ला मणीपुर, अम्बिकापुर 
तहसील - अम्बिकापुर 
जिला - सरगुजा ( छ. ग. ) 


2 . 


चल सम्पत्ति : 


निरंक 


3 . 


अचल संपत्ति : 


निरंक 


अजय त्रिपाठी 
पंजीयक . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 


197 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , जिला जांजगीर चांपा ( छ. ग. ) 


जांजगीर , दिनांक 7 मई 2019 


क्रमांक / उ. पं. जां ./ परिसमापन/ 2019/115.- एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जांजगीर 
चांपा के आदेश क्र ./ उ. पं. जां./ परिसमापन/2017/1631, जांजगीर दिनांक 06-11-2017 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित सहकारी समितियों को छ . 
ग . सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 70 के तहत 
परिसमापक नियुक्त किया गया है. उक्त संबंध में सूचित किया जाता है, कि अधोलिखित समितियों में से किसी सदस्य/ व्यक्ति या संस्था को कोई 
लेना या देना हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना आपत्ति /दावा प्रस्तुत किया जा सकता है 
तथा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन सदस्य, व्यक्ति या संस्था के पास इन समितियों का कोई भी चल या अचल संपत्ति का अभिलेख/ 
दस्तावेज हो तो उक्त अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षर को सौंप देवे. उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी सदस्य/ व्यक्ति या संस्था के पास इन 
संस्थाओं से संबंधित कोई भी अभिलेख या दस्तावेज पाये जाते है, तो संबंधित पर विधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी.निर्धारित 
अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो समिति में उपलब्ध अभिलेखें के अनुसार परिसमापन की अंतिम कार्यवाही कि जावेगी. 


अनुसूची 


क्र . 


समिति का नाम 


पं . क्र ./दिनांक 


1 . 


03/ 10-03-1970 


2 . 


2662 / 13-06-1964 


3 . 


2767/ 23-03-1965 


4 . 


2661/ 03-04-1962 


विविध उद्देशिय सह. समिति खजुरानी 
संयुक्त सह. समिति मर्या. देवरानी -01 
संयुक्त सह . समिति मर्या. देवरानी -02 
चंवल दाल उद्योग सह . समिति मर्या. बाराद्वार 
ईट खपरा उद्योग सह समिति मर्या. गौरमुड़ा 
गणेश प्रा . उप. भण्डार सह. समिति मर्या. बाराद्वार 
महामाया महिला बहु. सह. समिति रनपोटा 
परमेश्वरी महिला बहु. सह . समिति मर्या. हरदी 


5 . 


2662 / 03-04-1962 


6 . 


229 / 13-05-1998 


7 . 


325 / 17-03-2005 


8 . 


316/ 26-02-2005 


सुशील कुमार सूर्यवंशी 
परिसमापक एवं स . वि . अ . 


जांजगीर , दिनांक 7 मई 2019 


क्रमांक /उ . पं. जां ./ परिसमापन / 2018 /115.- एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जांजगीर 
चांपा के आदेश क्र ./ उ. पं. जा./ परिसमापन / 2016 / 1631 , जांजगीर दिनांक 06-11-2017 द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित सहकारी समितियों को 
छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 70 के 
तहत परिसमापक नियुक्त किया गया है . उक्त संबंध में सूचित किया जाता है , कि अधोलिखित समितियों में से किसी सदस्य / व्यक्ति या संस्था को 
कोई लेना या देना हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना आपत्ति / दावा प्रस्तुत किया जा सकता 
है तथा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन सदस्य, व्यक्ति या संस्था के पास इन समितियों का कोई भी चल या अचल संपत्ति का अभिलेख / 
दस्तावेज हो तो उक्त अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षर को सौंप देवे. उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी सदस्य /व्यक्ति या संस्था के पास इन 
संस्थाओं से संबंधित कोई भी अभिलेख या दस्तावेज पाये जाते है , तो संबंधित पर विधान के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी.निर्धारित 
अवधि के भीतर कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो समिति में उपलब्ध अभिलेखें के अनुसार परिसमापन की अंतिम कार्यवाही कि जावेगी. 


198 


[ भाग 3 ( 1 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2019 

अनुसूची 


क्र . 


समिति का नाम 


पं . क्र ./दिनांक 


1 . 


गोंडवाना रफतार परिवहन फरसवानी 


74/ 23-06-1993 


2 . 


90/ 25-11-1984 


3 . 


247/ 23-12-1999 


4 . 


133/ 07-04-1992 


5 . 


265 / 01-03-2001 


देवांगन बुनकर सहकारी समिति मर्या. चन्द्रपुर 
विश्वकर्मा बुनकर सहकारी समिति मर्या. चन्द्रपुर 
गोंडवाना ईट खपरा उद्योग सह. समिति मर्या. फरसवानी 
बीज उत्पादक सह. समिति मर्या. कोटमी 
फलफूल सब्जी उत्पादक सह. समिति मर्या. कोटमी 
जय शारदा माता महिला बहु सह. समिति मर्या. चुरतेला 
शिव शक्ति महिला बहु. सह. समिति मर्या. कांसा 
सूर्यउदय बहु. सह . समिति मर्या. सुखदा 


6 . 


264/ 01-03-2001 


7 . 


312/ 11-02-2005 


8 . 


353/ 31-12-2007 


9 . 


378/ 14-11-2011 


भूपेन्द्र कुमार साहू 
पंजीयक एवं उप अंकेक्षक 


कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरिया बैकुण्ठपुर ( छ. ग. ) 


बैकुण्ठपुर , दिनांक 22 मई 2019 


क्रमांक / परिसमापन/ 2019/ 222.- प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. सोनहत प. क्र . 63 दिनांक 27-07-2007 को 
पंजीयक द्वारा निर्धारित पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के 
तहत कारण बताओं सूचना जारी किया गया था . समिति द्वारा समयावधि समाप्त होने के बाद भी पंजीयन हेतु निर्धारित शर्तों में से बिन्दु क्रमांक 8 
व 10 का पालन नहीं किया गया है . 


अतः मैं द्वारिका नाथ सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 
69 ( 1 ) के अन्तर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ - 15-19 / 15-02 / 2012/ 03 दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न समिति ( कॉलम -2 में ) को परिसमापन में लाता हूँ. एवं अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के तहत कॉलम -3 में 
अंकित अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ . 


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. 


क्र . 


समिति का नाम व पंजीयन क्रमांक 


परिसमापक का नाम व पद 


1 . 


कु . दीप ममता साय स. नि . 


प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. 
सोनहत प. क्र . 63 दिनांक 27-07-2007 


यह आदेश आज दिनांक 22-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


द्वारिका नाथ 


सहायक पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


